निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1177 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 अक्तूबर 2015 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


आदेश 


23 जनवरी 2015 
सं० 1416 - बाबा पातालेश्वर नाथ महादेव मन्दिर , हाजीपुर, वैशाली के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षदीय 
अधिसूचना ज्ञापांक - 1095, दिनांक 21.11. 2014 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था । अपरिहार्य कारणों से 
पर्षदीय पत्रांक - 1130 , दिनांक 29.11. 2014 द्वारा इसे 15 जनवरी , 2015 तक स्थगित किया गया है । दिनांक 21.11.2014 
को गठित न्यास समिति के संबंध में निवर्तमान समिति द्वारा कछ आपत्ति प्रकट की गई थी । इसलिए दोनों पक्षों को 

द्वारा कुछ आपत्ति प्रकट की गई थी । इसलिए दोनों पक्षों को 
आपसी सहमति के बिन्दु पर विमर्श के लिए दो बार बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को सुना गया । आपसी सहमति नहीं 
बनने की स्थिति में हाजीपुर में रह रहे प्रतिष्ठित नागरिकों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया । 

अतः बाबा पातालेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, हाजीपुर के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक - 1095 , दिनांक 21.11. 
2014 द्वारा निरूपित योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास समिति का सदस्य मनोनित किया 
जाता है : 
(1) श्री गंगा प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( अ0 प्रा० ) 

अध्यक्ष 
अंदरकिला एस0डी0ओ0 रोड, हाजीपुर , वैशाली 
श्री विनय कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( अ0 प्रा0 ) - उपाध्यक्ष 
नारायणी नगर , हाजीपुर, वैशाली 
श्री शिव प्रसाद मिश्रा, ए0डी0एम0 ( अ0 प्रा० ) 

सचिव 
बाजार समिति, चिकनौटा, हाजीपुर, वैशाली 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 अक्तूबर 2015 
प्रो० श्रीकान्त प्रसाद श्रीवास्तव सुभाष चौक , मरई रोड , हाजीपुर 
डा0 प्रणय पुन्ज 
श्री मधुमंगल शर्मा 
श्री कृष्ण कुमार बुबना 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


सदस्य 


सदस्य 


आदेश से , 
किशोर कुणाल, 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1177 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


